रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


HE 
. 


1 . 


. 


--- 


EF-- 


. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 26 , 2015 / ज्येष्ठ 5 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015 /JYAISTHA 5, 1937 


सं . 1113 ] 
No. 1113 ] 


वित्त मंत्रालय 
(राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 मई, 2015 
का . आ . 1411( अ ). - आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सामाजिक एवं 
आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में 
उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई 
जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3 ) में यथा उल्लिखित उनकी 
अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम ( 4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी 
विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया 
जाना है, नामत : : 


सारणी 


( 3 ) 


1. 


जनसेवा 


क्रम | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और उसकी धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में 
सं० अनुमानित लागत 

अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम 

राशि एवं अनुमोदित अवधि 
( 2 ) 

( 4 ) 
| जनसेवा फाउंडेशन इंदुलाल | i) आंबी - राणावाड़ी ( पन्शेट ), पुणे में | समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 के साथ शुरू 
कॉम्प्लैक्स , रूपी सहकारी बैंक | वृद्धाश्रम का निर्माण 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
के ऊपर , नवी पेथ , एलबीएस | ii) कटाराज, पुणे में आदिवासी | और 2017 -18 के लिए 4. 36 करोड़ रुपए की 
रोड , पुणे - 411030 

महिलाओं के छात्रावास का विस्तार | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
4. 36 करोड़ रुपए (केवल तीन वर्षों के अनुमोदन की सिफारिश की । 
लिए प्रचालन व्यय शामिल ) 


काराला 


गत 


2328 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


पए 


मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा | निर्धन व्यक्तियों और छात्रों के लिए समिति ने वित्त वर्ष 2015-16 के साथ शुरू 
ट्रस्ट राजगढ दातर कालोनी, एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
जनकल्याण बैंक के साथ, | चिकित्सा कैंप और नेत्र कैंप 

और 2017-18 के लिए 4.92 करोड़ रुपए की 
हनुमान मंदिर रोड, भंदुप, ईस्ट | 4.92 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
मुंबई - 400042 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
मोहन बगान सेल फुटबाल | जिला दुर्गापुर , पश्चिम बंगाल में स्थित | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
अकादमी , टैगोर गेस्ट हाऊस, | मोहन बगान स्टील अथॉरिटी ऑफ | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
प्रियदर्शिनी इंदिरा सरानी, ए - | इंडिया लिमिटेड (सेल ) अकादमी के और 2017- 18 के लिए 34. 01 करोड़ रुपए की 
जोन , दुर्गापुर - 713204 , प्रशिक्षकों एवं स्टाफ को वेतन देने और | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
पश्चिम बंगाल 

120 व्यक्तियों के लिए भोजन हेतु अनुमोदन की सिफारिश की । 
व्यय के प्रस्ताव की परियोजना 

34. 01 करोड़ रुपए 
पब्लिक एजुकेशन सोसायटी, ग्रामीण युवकों (गरीबी रेखा के नीचे) के | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
प्रोफेसर कालोनी रोड, देवपुर, | कौशल विकास हेतु 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
धुले -424002, महाराष्ट्र 12 . 07 करोड़ रुपए 

और 2017-18 के लिए 12 .07 करोड़ रुपए की 
अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
स्नेह सागर सोसायटी, रो हाऊस स्नेह सागर वृद्धाश्रम का पुनर्विकास समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू 
नं0 1, तंवर हॉस्पीटल के पीछे, | 3. 24 करोड़ रुपए 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
मीरा भयंदर रोड , मीरा रोड 

और 2017 -18 के लिए 3. 24 करोड़ रुपए की 
( ईस्ट ) ठाणे - 401101 , 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
महाराष्ट्र 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
उद्योगिनी, ए - 36, गुलमोहर सूक्षम उद्यमों एवं मूल्य श्रृंखला ( वैल्यू समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
पार्क ( दूसरा तल ), 

चेन ) के माध्यम से 30, 000 महिलाओं | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 -17 
नई दिल्ली -110049 

की योग्यता और आय बढ़ाकर उन्हें और 2017 -18 के लिए 45 . 91 करोड़ रुपए की 
सशक्त करना 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
45. 91 करोड़ रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
बाल रक्षा, भारत तीसरा तल, आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों में आपात | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
वर्धमान ट्रेड सेंटर, 9, 10 ,11 , | की स्थिति में मानवीय सहायता हेतु | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - | 26 करोड़ रुपए 

और 2017 -18 के लिए 26 . 00 करोड़ रुपए की 
110019 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
प्रयास सेवा संस्थान 11 - गडरी विशेष तौर पर अनु० जाति / अनु० | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
खेडा, शाहपुआ, जिला भीलवाड़ा | जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
( राजस्थान ) पिन - 333104 के नीचे के वर्ग के विद्यार्थियों ( ग्रामीण और 2017-18 के लिए 885 लाख रुपए की 

युवकों ) एवं महिलाओं के लिए वर्तमान | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं नए | अनुमोदन की सिफारिश की । 
पाठ्यक्रम वाले नए केंद्रों के उन्नयन 
हेतु 

885 लाख रुपए 
प्रचंडेश्वर सेवा संस्थान , सेवा | खोरडा जिला के भुवनेश्वर शहर में | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
भवन ( नाडाखांडा ) में , डाकघर साफ - सफाई, लोक स्वास्थ्य एवं होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 
- अभयमुखी रामचंद्रपुर , वाया | स्वचछता को बेहतर बनाने हेतु 

और 2017 -18 के लिए 20. 36 लाख रुपए की 
- बेराबोई , जिला - पुरी - | 20 . 36 लाख रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
752016, ओडिशा 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
शारीरिक प्रतिबनाधि उन्नयन | अपंग ग्रामीण युवकों को मुफ्त | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
समिति 5, इंडियन टाईम मोबीलिटी उपकरणों की आपूर्ति की होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016 -17 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11. 


: 


माँ 


| हॉस्टल , टेगोर एवेन्यू, दुर्गापुर - परियोजना हेतु 

और 2017 -18 के लिए 1.42 करोड़ रुपए की 
713204, जिला बुर्दवान, 1. 42 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
पश्चिम बंगाल 

अनुमोदन की सिफारिश की | 
| मॉ संतोषी महिला उत्थान छत्तरपुर जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
समिति मार्फत डा0 खरे कार्यक्रम हेतु 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
क्लीनिक , मोहल्ला सबनीगर | 81. 00 लाख रुपए 

और 2017-18 के लिए 81. 00 लाख रुपए की 
वार्डसं0 20 , छत्तरपुर 471001, 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
मध्यप्रदेश 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
संजीवनी हेल्थ एंड रिलीफ (i ) संजीवनी स्वास्थ्य देख- भाल एवं | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
कमेटी, हरिओम फ्लैट्स , समीप | निदान केंद्र 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
चंद्रनगर , नारायण नगर रोड, | (ii) संजीवनी विद्याविहार 

और 2017 -18 के लिए 8. 07 करोड़ रुपए की 
पालडी , अहमदाबाद - 380007 - 8.07 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
| बंजारा हिल्स चेरीटेबल ट्रस्ट का | स्पर्श हॉस्पिस 

समिति ने वित्त वर्ष 2015- 16 के साथ शुरू 
रोटरी क्लब , प्लॉट सं0 72 , | 574. 19 लाख रुपए 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 
नागार्जुन हिल्स , पंजागुट्टा, 

और 2017 -18 के लिए 574.19 लाख रुपए की 
हैदराबाद - 500082 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
रिलायबल हॉस्पीटल रीसर्च एंड | रिलायबल अस्पताल अनुसंधान एवं | समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस , नजदीक | विज्ञान संस्थान 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016 -17 
हांडिया चौकादी, सेवालिया रोड, | 729. 66 लाख रुपए 

और 2017- 18 के लिए 729 .66 लाख रुपए की 
बालासीनोर , खेडा - 388255 - 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
गुजरात 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
वेदांता फाऊंडेशन , निरंजन | वेदांता फाउंडेशन रींगस 

समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
बिल्डिंग के सामने , ई- रोड का 3137.53 लाख रुपए 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 
कॉर्नर, मरीन ड्राइव , मुंबई - | [ 1787 .53 लाख रुपए आवर्ती और | और 2017 -18 के लिए 3137 .53 लाख रुपए 
400002 1350. 00 लाख रुपए कॉर्पस के रूप में ] | [1787.53 लाख रुपए आवर्ती और 1350. 00 

लाख रुपए कॉर्पस के रूप में की अनुमानित 
लागत पर परियोजना के लिए अनुमोदन की 

सिफारिश की । 
लिटल फ्लावर लेप्रेसी वेलफेयर | कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
एसोसिएशन सुंदरपुर, डाकघर चिकित्सा एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016-17 
रक्सोल ( ई . चंपारन ), उत्तरी | कराने के लिए व्यापक सहायता सेवाएं । और 2017-18 के लिए 29. 71 करोड़ रुपए की 
बिहार, पिन - 845305 29 .71 करोड़ रुपए 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की | 
ज्ञान प्रकाश फाऊंडेशन , सूट | शिक्षा का समुदाय संचालित एक | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
302 , ओर्काडर्स नचिकेत पार्क , सामाजिक परिवर्तन मॉडल का विकास | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016- 17 
डा0 पाई मार्ग, बनेर , पुणे - 521. 47 लाख रुपए ( 4 वर्ष के लिए ) और 2017 -18 के लिए 359 लाख रुपए की 
411045 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
रामकृष्ण मिशन विवेकानंद | कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए पांच समिति ने वित्त वर्ष 2015 -16 के साथ शुरू 
सेंटनरी कॉलेज, डाकघर रहर्रा , मंजिला इमारत का निर्माण 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016- 17 
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 8 . 68 करोड़ रुपए 

और 2017 -18 के लिए 8. 68 करोड़ रुपए की 
700118 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
स्वयं शिक्षण प्रयोग, 6 /16, लिंग समावेशी सूक्ष्म उद्यमों तथा जल, | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
ब्लॉजम सी . एच . एस . | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के | होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015- 16, 2016- 17 


18 . 


19 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


| मिलिटरी रोड , मरोल , अंधेरी | माध्यम से 40000 महिलाओं की | और 2017- 18 के लिए 16.81 करोड़ रुपए की 
( ई0 ), मुंबई - 400059 योग्यता एवं आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त | अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
करना 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
16. 81 करोड़ रुपए 
20 . द सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर , | ग्रामीण व्यक्तियों के उत्थान के लिए | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
गांव व डाकखाना तिलोना, | सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
बिया मदानगंज , अजमेर - 22. 00 करोड़ रुपए 

और 2017-18 के लिए 22.00 करोड़ रुपए की 
305816 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च | " केयर " 

समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
फाऊंडेशन 41, अंबिका | 1.95 करोड़ रुपए 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 -16, 2016-17 
टेनामेंट्स , समीप ईसानपुर बस 

और 2017- 18 के लिए 1.95 करोड़ रुपए की 
स्टैंड , ईसानपुर, अहमदाबाद - 

अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
380001 

अनुमोदन की सिफारिश की | 
रूरल लिटीगेशन एंड (i ) 5 बिजली के श्मशान स्थापित | समिति ने वित्त वर्ष 2015 - 16 के साथ शुरू 
एनटाइटलमेंट केंद्र 68 / 1, | करना 

होने वाले तीन वर्षों अर्थात 2015 - 16, 2016 -17 
सूर्यालोक कालोनी, राजपुर रोड, | (ii ) गैस स्टोव , बरतनों, आदि सहित और 2017 -18 के लिए 20 .00 करोड़ रुपए की 
डाकघर बॉक्स सं0 10 देहरादून | 10 समुदायिक रसोईघर स्थापित करना अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए 
- 248001 , उत्तराखंड 20. 00 करोड़ रुपए 

अनुमोदन की सिफारिश की । 
II . यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017 - 18 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए 
और उक्त सारणी के क्रम सं0 1 से 22 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 124 / 2015 / फा . सं. वी . 27015 /1 / 2015- एस ओ( रा. स.) ] 

मक्खन लाल मीना, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th May, 2015 
S . O . 1411( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( I) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendation of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the 
said National Committee , mentioned in column ( 2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said 
Table , and also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35 AC for the period of approval, namely: 

TABLE 
Serial Name of the Institution 

Project or scheme and Maximum amount of cost to be allowed 
estimated cost thereof as deduction under section 35AC and 

period of approval 
| ( 1 ) ( 2 ) ( 3) 

( 4 ) 
Janaseva 

Foundation , Construction of : The Committee recommended approval 
Indulal Complex , Above Rupee i) Old age home at Ambi - for the project at the estimated cost of Rs. 
Co- op 

Bank , Ranawadi ( Panshet ), Pune | Rs. 4. 36 crore for three financial years 
Navi Peth, L. B. S Road , ii ) Extension of Tribal commencing with financial year, 2015 - 16 
Pune 411030 . 

Women s hostel at Kataraj , ie., 2015 - 16, 2016- 17 and 2017 - 18 . 
Pune . Rs.4 . 36 crore (includes 
operating expenses for three 

years only ) 
Matoshree Sevadham Arogya ‘Integrated Community Health The Committee recommended approval 
Seva 

Trust Programmes, Medical Camps , for the project at the estimated cost of 
Rajgarh Datar Colony , and Eye Camps for poor | Rs. 4. 92 crore for three financial years 
Beside Jankalyan Bank , people and students Rs.4 . 92 commencing with financial year, 2015 - 16 
Hanuman Mandir Road , crore 

i. e., 2015 - 16 , 2016- 17 and 2017 - 18 . 


No. 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Bhandup , East Mumbai - 
400042 . 
Mohun Bagan SAIL Football Project Proposal for providing The Committee recommended approval 
Academy, 

Salary of Coaches , Staff and for the project at the estimated cost of Rs. 
Tagore Guest House , Food expenses for 120 persons 34 .01 crore for three financial years 
Priyodarshini Indira Sarani, A - at Mohun Bagan SAIL commencing with financial year , 2015 - 16 
Zone, 

Academy in Durgapur i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 -18 . 
Durgapur - 713204, West District, West Bengal 
Bengal 

Rs. 34 .01 crore 
Public Education Society , Skill Development of Rural The Committee recommended approval 
Professor Colony Road , Youth (Below Poverty Line ). for the project at the estimated cost of Rs. 
Deopur, Dhule - 424 002, Rs. 12.07 Crore . 

12 .07 crore for three financial years 
Maharashtra . 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i. e ., 2015 - 16 , 2016 -17 and 2017 - 18 . 
Sneha Sagar Society , Redevelopment of Sneha The Committee recommended approval 
Row House No . 1, Sagar Old Age Home. 

for the project at the estimated cost of Rs. 
Behind Tanvar Hospital Rs.3.24 crore 

3 .24 crore for three financial years 
Mira Bhyander Road , 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Mira Road (E ), Thane - 401101 

i.e., 2015 - 16 , 2016 -17 and 2017 - 18 . 
Maharashtra 
Udyogini, 

Empowering 30000 women to The Committee recommended approval 
A - 36 , Gulmohar Park (2nd enhance their capacity and for the project at the estimated cost of Rs. 
Floor) 

income through their capacity 45 .91 crore for three financial years 
New Delhi - 110049 

and income through gender- commencing with financial year, 2015 - 16 
inclusive microenterprises and i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 

value chains Rs.45 .91 crore 
Bal Raksha, Bharat 

Humanitarian response to The Committee recommended approval 
3rd Floor, Vardhaman Trade emergencies in disaster prone for the project at the estimated cost of Rs . 
Centre, 9 , 10 ,11, Nehru Place , areas 

26 .00 crore for three financial years 
New Delhi - 110019 Rs. 26 crore 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e ., 2015- 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Prayas Sewa Sansthan 

Upgradation of Present The Committee recommended approval 
11 -Gadri Kheda 

Vocational Training Centers for the project at the estimated cost of Rs. 
Shahpua , District Bhilwara 

and New Centers with new 8 .85 crores for three financial years 
(Rajasthan ) 

courses specially for commencing with financial year, 2015 - 16 

SC /ST /OBC /BPL category i.e., 2015 -16 , 2016 -17 and 2017 -18 . 
Pin - 333104 

students [Rural Youth ] and 
Women 

Rs.885 lakh 
Prachandeswar Seva Sansthan Improvement in sanitation , The Committee recommended approval 
At- Seva Bhawan 

public healther and hygiene of for the project at the estimated cost of 
(Nadakhanda ) PO - 

Bhubaneswar City of Khorda Rs. 20 . 36 lakh for three financial years 
Abhyamukhi Ramchandrapur, District 

commencing with financial year , 2015- 16 
Via - Beroboi 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
District – Puri – 752 016 

Rs. 20 . 36 lakh 
Odisha 
Saririk Pratibanadhi Unnayan Supply of free mobility aids The Committee recommended approval 
Samiti 

project to rural persons with for the project at the estimated cost of 
5 , Indian Type Hostel , Tagore 

disability 

Rs. 1.42 crore for three financial years 
Avenue , Durgapur – 713204 Rs. 1.42 crore 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Distt. Burdwan , West Bengal 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Maa Santoshi Mahila Utthan Rural Health Programme in The Committee recommended approval 
Samiti Distt. Chhatarpur 

for the project at the estimated cost of 
C /o Dr. Khare Clinic, Mohalla 

Rs.81.00 lakh for three financial years 
Sabnigar Rs.81 .00 lakh 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Ward No. 20 , Chhatarpur - 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
471001 ( M .P .) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(i) Sanjivani Health Care 
& Diagnostic Center 
(ii) Sanjivani Vidyavihar 
Rs. 8 . 07 crore 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 8 .07 crore for three financial years 
commencing with financial year, 2015 - 16 
i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


Sparsh Hospice 
Rs.574 . 19 lakh 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of 
Rs. 574 . 19 lakh for three financial years 
commencing with financial year, 2015 - 16 
i.e ., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


Sanjivani Health and Relief 
Committee, 
Hari-om Flats, Near 
Chandranagar, 
Narayannagar Road , Paldi, 
Ahmedabad – 380 007 
Rotary Club of Banjara Hills 
Charitable Trust 
Plot No. 72 , Nagarjuna Hills , 
Panjagutta , Hyderabad – 
500082 
Reliable Hospital Research and 
Institute of ScienceNear Handia 
Chowkadi, Sevalia Road , 
Balasinor, Kheda – 388255 - 
Gujarat 

Vedanta Foundation , 
Opposite Niranjan Building, 
Corner of E Road , 
Marine Drive, 
Mumbai – 400 002 


Reliable Hospital Research The Committee recommended approval 
and Institute of Science 

for the project at the estimated cost of 
Rs. 792 .66 lakh 

Rs.792.66 lakh for three financial years 
commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Vedanta Foundation - The Committee recommended approval 
Reengus 

for the project at the estimated cost of 
Rs. 3137 .53 lakh [Rs. 1787.53 

Rs. 3137.53 lakh [Rs. 1787 .53 lakh 
lakh recurring and recurring and Rs. 1350 .00 lakh as corpus) 
Rs.1350 .00 lakh as corpus) for three financial years commencing 

with financial year, 2015 - 16 i.e., 2015 

16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Comprehensive support The Committee recommended approval 
services to the leprosy for the project at the estimated cost of Rs. 
affected people by providing 29.71 crore for three financial years 
medical and educational commencing with financial year, 2015 - 16 
facility 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
Rs. 29 .71 crore 
‘Development of a The Committee recommended approval 
Community led Social for the project at the estimated cost of Rs. 
change Model in Education 359 lakh for three financial years 
Rs.521.47 lakh [ for 4 years ] commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e., 2015 - 16 , 2016 -17 and 2017 - 18 . 


Little Flower Leprosy Welfare 
Association 
Sundarpur, P . O . Raxaul (E . 
Champarana ) 
N . Bihar, Pin – 845 305 


Gyan Prakash Foundation 
Suite 302 , Orchards 
Nachiket Park , Dr. Pai Marg, 
Baner, Pune – 411045 


Ramakrishna Mission 
Vivekanada Centenary 
College , 
P . O . Raharra , Kolkata 
West Bengal. - 700118 
Swayam Shikshan Prayog, 
6 / 16 , Blossom C .H . S . Military 
Road , 
Marol, Andheri (E ), Mumbai – 
400 059 


Construction of the Five The Committee recommended approval 
storied building for the for the project at the estimated cost of Rs. 
students of the College 8 .68 crore for three financial years 

commencing with financial year, 2015 - 16 
Rs.8 .68 crore 

i.e ., 2015 - 16 , 2016 -17 and 2017 - 18 . 
Empowering 40000 women The Committee recommended approval 
to enhance their capacity and for the project at the estimated cost of Rs. 
income through gender 16 .81 crore for three financial years 
inclusive microenterprises commencing with financial year, 2015 - 16 
and water, sanitation and i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
health programmes 
Rs. 16 .81 crore 
Electrification through solar The Committee recommended approval 
power for the upliftment of for the project at the estimated cost of Rs. 
Rural people . 

22 . 00 crore for three financial years 
Rs. 22 . 00 crore 

commencing with financial year, 2015 - 16 

i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 
‘CARE 

The Committee recommended approval 

for the project at the estimated cost of Rs. 
Rs. 1 . 95 crore 

1. 95 crore for three financial years 
commencing with financial year, 2015 - 16 
i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


The Social Work and Research 
Centre , 
V & PO Tilona, Bia Madanganj, 
Ajmer – 305816 . 


Human Development & 
Research Foundation 
41 , Ambika Tenaments , Near 
Isanpur Bus Stand , 
Isanpur, Ahmedabad - 380001 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Rural Litigation & Entitlement 
Kendra 
68/ 1. Suryalok Colony, 
Rajpur Road, P .O . Box No. 10 
Dehradun – 248001 
Uttarakhand 


(i) To establish 5 electric 
Crematoriums 
( ii ) 10 , Community 
kitchens with Gas Stove , 
utensils etc . 
Rs. 20 .00 crore 


The Committee recommended approval 
for the project at the estimated cost of Rs. 
20 .00 crore for three financial years 
commencing with financial year, 2015 - 16 
i.e., 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 . 


II . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2015 - 16 , 2016 - 17 
and 2017 - 18 in respect of the projects or schemes mentioned at serial numbers 1 to 22 of the Table above. 


[No. 124 / 2015 / F .No . V . 27015 / 1 /2015 - SO (NAT.COM ) ] 
MAKKHAN LAL MEENA , Dy. Secy . (National Committee ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


